रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No . D . L .- 33002/ 99 


REGISTERED No.D.L-33002199 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपन्न 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 17 , 2018 / भाद्र 26 , 1940 
DELHI, MONDAY , SEPTEMBER 17 , 2018 / BHADRA 26 , 1940 


सं . 186 ] 
No. 186 ] 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 615 

[N . C . T .D . No.615 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


माप और तौल विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018 
सं0 7(7)/ डब्ल्यू एण्ड एम/प्रशासन/ 2011 पार्ट फा ./2202-11. - विधिक माप पद्धति अधिनियम 2009 (2010 का 
1 ) की धारा 2 के खंड (थ) के साथ पठित धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में अन्तरा राज्य व्यापार और वाणिज्य के संबंध 
में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त अथवा दी गईं शक्तियों के प्रयोग अथवा डयूटी के निर्वहन के लिए 
नियंत्रक ( माप और तौल ) को उनके द्वारा इस विभाग में नियंत्रक (विधिक मापविज्ञान ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की 
तारीख से नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान के रूप में एतत् नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश और उनके नाम से , 

मोहनजीत सिंह, प्रधान सचिव, विधि मापविज्ञान 


DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES 

NOTIFICATION 

Delhi, the 13th September, 2018 
No. 7 ( 7 )/ W & M/ Admn/ 2011 / Part file/ 2202- 11. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of Section 14 read with clause ( q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 ( 1 of 2010), the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi hereby appoints Controller (Weights and Measures ) to be the Controller of Legal 


5492 DG/ 2018 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


Metrology for exercising the powers and discharging the duties conferred or imposed on him by or under the said Act in 
relation to intra - State trade and commerce, for the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date of 
joining of this department as Controller(LegalMetrology ). 

By order and in the Name of the Lieutenant Governor 

of National Capital Territory of Delhi, 
MOHANJEET SINGH , Pr. Secy ., Legal Metrology 


अधिसूचना 


दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018 
सं0 7( 7)/ डब्ल्यू एण्ड एम/ प्रशासन/ 2011 पार्ट फा ./2212-21. — विधिक माप पद्धति अधिनियम 2009 ( 2010 का 
1 ) की धारा 2 के खंड ( थ ) के साथ पठित धारा 14 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में अन्तरा राज्य व्यापार और वाणिज्य के संबंध 
में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त अथवा दी गईं शक्तियों के प्रयोग अथवा डयूटी के निर्वहन के लिए 
सहायक नियंत्रक (माप और तौल ) को उनके द्वारा इस विभाग में सहायक नियंत्रक(विधिक मापविज्ञान) के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने की तारीख से सहायक नियंत्रक ,विधिक मापविज्ञान के रूप में एतत् नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश और उनके नाम से 

मोहनजीत सिंह, प्रधान सचिव, विधि मापविज्ञान 


NOTIFICATION 

Delhi , the 13th September, 2018 
No. 7 (7) /W & M /Admn/ 2011/ Part file /2212 -21. — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of 
section 14 read with clause ( q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 ( 1 of 2010 ), the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi hereby appoints Assistant Controller (Weights and Measures) to be the Assistant 
Controller of Legal Metrology for exercising the powers and discharging the duties conferred or imposed on him by or 
under the said Act in relation to intra -State trade and commerce, for the National Capital Territory of Delhi, with effect 
from the date of joining of this department as Assistant Controller (Legal Metrology ). 

By order and in the Name of the Lieutenant Governor 

of National Capital Territory of Delhi , 
MOHANJEET SINGH, Pr. Secy., Legal Metrology 


अधिसूचना 

दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018 
सं० 7( 7)/ डब्ल्यू एण्ड एम/ प्रशासन/ 2011 पार्ट फा./ 2222- 31.-विधिक माप पद्धति अधिनियम 2009 ( 2010 
का 1) की धारा 2 के खंड ( थ ) के साथ पठित धारा 14 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में अन्तरा राज्य व्यापार और वाणिज्य के संबंध 
में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त अथवा दी गईं शक्तियों के प्रयोग अथवा डयूटी के निर्वहन के लिए 
निरीक्षक ( ग्रेड-I)(माप और तौल ) को उनके द्वारा इस विभाग में निरीक्षक ( ग्रेड-I)(विधिक मापविज्ञान ) के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने की तारीख से विधिक मापविज्ञान अधिकारी ( ग्रेड-I) के रूप में एतत् नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश और उनके नाम से 

मोहनजीत सिंह, प्रधान सचिव , विधि मापविज्ञान 


[PART IV 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


NOTIFICATION 

Delhi, the 13th September, 2018 
No. 7 (7) /W & M /Admn /2011/ Part file / 2222 - 31- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 14 read with clause ( q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 ( 1 of 2010 ), the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi hereby appoints Inspector (Gr. I)(Weights and measures ) to be the Legal Metrology 
Officer(Gr.I) for exercising the powers and discharging the duties conferred or imposed on him by or under the said Act 
in relation to intra -State trade and commerce, for the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date of 
joining of this department as Inspector( Gr. I), ( Legal Metrology ) . 


By Order and in the Name of the Lieutenant Governor 

of National Capital Territory of Delhi, 
MOHANJEET SINGH , Pr. Secy ., Legal Metrology 


अधिसूचना 

दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018 
सं0 7( 7)/ डब्ल्यू एण्ड एम/ प्रशासन/ 2011 पार्ट फा ./2232-41. — विधिक माप पद्धति अधिनियम 2009 ( 2010 का 
1 ) की धारा 2 के खंड ( थ ) के साथ पठित धारा 14 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में अन्तरा राज्य व्यापार और वाणिज्य के संबंध 
में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त अथवा दी गईं शक्तियों के प्रयोग अथवा डयूटी के निर्वहन के लिए 
निरीक्षक (ग्रेड-II)(माप और तौल ) को उनके द्वारा इस विभाग में निरीक्षक ( ग्रेड-II)(विधिक मापविज्ञान ) के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने की तारीख से विधिक मापविज्ञान अधिकारी ( ग्रेड-II ) के रूप में एतत् नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश और उनके नाम से 

मोहनजीत सिंह, प्रधान सचिव, विधि मापविज्ञान 


| 


NOTIFICATION 


Delhi, the 13th September, 2018 
No. 7 (7) /W & M /Admn /2011/ Part file/2232 -41. — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of 
section 14 read with clause( q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010 ), the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi hereby appoints Inspector (Gr.II) (Weights and measures) to be the Legal 
Metrology Officer(Gr. II ) for exercising the powers and discharging the duties conferred or imposed on him by or under 
the said Act in relation to intra - State trade and commerce , for the National Capital Territory of Delhi, with effect from 
the date of joining of this department as Inspector(Gr. II )(Legal Metrology). 


By Order and in the Name of the LieutenantGovernor 

of National Capital Territory of Delhi, 
MOHANJEET SINGH , Pr. Secy., Legal Metrology 


अधिसूचना 

दिल्ली, 13 सितम्बर, 2018 
सं० 7(7)/ डब्ल्यू एण्ड एम / प्रशासन / 2011 पार्ट फा ./2242 -51 . - विधिक माप पद्धति अधिनियम 2009 ( 2010 का 
1 ) की धारा 2 के खंड ( थ) के साथ पठित धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में अन्तरा राज्य व्यापार और वाणिज्य के संबंध 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


में उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त अथवा दी गईं शक्तियों के प्रयोग अथवा डयूटी के निर्वहन के लिए 
उपनिरीक्षक ( ग्रेड-III)( माप और तौल ) को उनके द्वारा इस विभाग में उपनिरीक्षक ( ग्रेड -III )(विधिक माप विज्ञान ) के पद पर 
कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से विधिक मापविज्ञान अधिकारी (ग्रेड-III) के रूप में एतत् नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश और उनके नाम से 

___ मोहनजीत सिंह, प्रधान सचिव, विधि मापविज्ञान 


NOTIFICATION 

Delhi , the 13th September, 2018 
No. 7 ( 7 )/ W & M/ Admn/ 2011/ Part file/ 2242- 51. — In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) 
of section 14 read with clause( q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010 ), the Lt. Governor of the 
National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sub Inspector(Gr. III)(Weights and measures) to be the Legal 
Metrology Officer (Gr.III ) for exercising the powers and discharging the duties conferred or imposed on him by or under 
the said Act in relation to intra -State trade and commerce, for the National Capital Territory of Delhi, with effect from 
the date of joining of this department as Sub Inspector(Gr. III )( Legal Metrology). 


By Order and in the Name of the LieutenantGovernor 

of National Capital Territory of Delhi, 
MOHANJEET SINGH , Pr. Secy., Legal Metrology 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date: 2018.09.24 


KUMAR 10:51:53 +05 30 


